रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/99 


REGD . NO . D. L.- 33004 / 99 


सत्यमबषयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II _ Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19 , 2004 / चैत्र 30 , 1926 
NEW DELHI, MONDAY , APRIL 19 , 2004 /CHAITRA 30 , 1926 


सं . 39011 
No. 390 ] 


%3 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 अप्रैल , 2004 
का. आ . 509 ( अ ), जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 20 सितम्बर , 2001 की अधिसूचना सं0 का0 आ0 901 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
श्री सत्य साई चिकित्सा ट्रस्ट , वृंदावन , कादूगोडी पोस्ट, बंगलौर -560067 द्वारा श्री सत्य सांई उच्च 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान, प्रसान्थि ( आन्ध्रप्रदेश) और वाईटफील्ड, बंगलौर ( कर्नाटक ) को 

चलाने और अनुरक्षण के लिए कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष 
, से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर 
विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ; 

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही 
है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की थी ; . . 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए श्री सत्य सांई चिकित्सा ट्रस्ट , वृंदावन, कादूगोडी पोस्ट , बंगलौर-560067 द्वारा 
श्री सत्य साई उच्च चिकित्सा विज्ञान संस्थान , प्रसान्थि ( आन्ध्रप्रदेश) और वाईटफील्ड, बंगलौर 
( कर्नाटक ) को चलाने और अनुरक्षण की परियोजना या स्कीम को क्ति वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल ग्यारह हजार सात सौ रूपये की अनुमानित 
लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ फा . सं. 135 - 2004/ फा . सं . एन. सी. 395/2003 ] 

- 
.. 

सुनील शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
1292 GI/2004 


: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC 


- . . . . 


. . . .. . . .. 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th April,2004 


. ....... . S. 0 . 509 (E): - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of .. 
_ Finance ( Department of Revenue) number S . 0 .901( E ) dated the 20th September , 2001, issued under 

clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central 
Government had specified at serial number 12 , for Running and maintenance of Sri Sathya Sai Institute 
of Higher Medical Sciences at Prasanthigarm ( Andhra Pradesh ) and Whitefield , Bangalore (Karnataka ), 
by Shri Sathyasai Medical Trust, Brindavan , Kadugodi Post, Bangalore -560067, as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002- 2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being 
satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation 
under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme 
for a further period of three years; 


.. 


. - 


. .. .. . - -- ...... 


. . - - - - . .. 


___ Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) 
read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereby specifies the scheme or project of Running and maintenance of Sri Sathya Sai Institute of Higher 
Medical Sciences at Prasanthigarm ( Andhra Pradesh ) and Whitefield , Bangalore (Karnataka ), which is 
being carried out by Shri Sathyasai Medical Trust , Brindavan , Kadugodi Post , Bangalore -560067, at the 
estimated cost of rupees eleven thousand seven hundred lakhs only, as an eligible project or scheme for 
a further period of three years commencing from the financial year 2004 -2005 . 

No. 135 -2004/ E. No. NC -395/2003 ] 
....... . SUNIL SHARMA, Dy. Secy. ( National Committee ) . . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004 
का. आ. 510 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 . 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 6 जून , , 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 
399 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दारदिओनो राहत फंड, 102 काशी पारेख 
कांप्लैक्स , 29, आदर्श सोसायटी , नवरंगपुरा , अहमदाबाद-380009 द्वारा अहमदाबाद में 
स्वास्थ्य रिलीफ परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997 -1998 से आरम्भ होने 
वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था ; तथा जिसे बाद में दिनांक 11 मई , 1999 की 
अधिसूचना सं0 सां0 आ0 312 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000- 2001 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा दिनांक 7 जून , 2002 की 
अधिसूचना सं0 सां आ0 608 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003- 2004 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना 


और जबकि आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय 
समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त तरीके 
से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के 
उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत को 
137 .08 लाख रू0 से 157 .08 लाख रू0 पर संशोधित करती है 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उधारा (1) द्वारा 
: ---- प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

( क ) एतद्द्वारा दारदिओनो राहत फंड, 102 काशी पारेख कांप्लैक्स, 29 , आदर्श 
सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380009 द्वारा अहमदाबाद में चलाई जा रही स्वास्थ्य 
रिलीफ परियोजना को विनिर्दिष्ट करती है और 


( ख ) दिनांक 6 जून , 1996 की उक्त अधिसूचना सं0 सां0 आ0 399 ( अ0 ) में 
निम्न प्रकार से आगे संशोधन करती है, नामतः - . 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में क्रम सं0 11 के सामने कॉलम (4 ) में , अनुमत्य 
अधिकतम लागत से संबंधित आंकड़ों में अंको और शब्दों में " 137 .08 लाख रू0 " के 
स्थान पर आंकड़ों में अंकों और शब्दों में " 157 . 8 लाख रू0 " प्रतिस्थापित किए । 
जाएंगे । 

[ फा . सं . 136 - 2004/ फा. सं. एन. सी . 395 / 2003 ] 

___ सुनील शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th April,2004 


s.0 . 510 (E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue) number S . 0 . 399 ( E ) dated the 6th June, 1996, issued under clause ( b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income - tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 11, for Medical Relief Project at Ahmedabad by Dardiono Rahat Fund , 
102, Kashi Parekh Complex , 29 , Adarsh Society , Navrangpura, Ahmedabad - 380009 , as an eligible 
project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 - 1998 which was 
extended further vide notification number S. 0. 312( E) dated the 11th May , 1999 for a period of three . 
years beginning with assessment year 2000 - 2001 which was extended further vide notification number 
S . 0 .608 (E ) dated the 7th June,2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003 
2004 and which was amended further vide corrigendum number S. O .870 (E ) dated the 14th August, 
2002 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years ; 


And , whereas , the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being 
satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEc: 3(ii)] .. . 
under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme 
for amending the project cost from Rs. 137. 08 lakhs to Rs. 157. 08 lakhs; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961), 

( a ) hereby specifies the scheme or project of Medical Relief Project at Ahmedabad by Dardiono 

Rahat Fund , 102 , Kashi Parekh Complex, 29, Adarsh Society , Navrangpura, Ahmedabad 

380009 ; and 
(b ) further amends the said notification number S.O . 399(E ) dated the 6th June, 1996 , to the 

following effect , namely: 


. 


In the said notification , in the Table against serial number 11, in column (4 ), 
relating to maximum cost for which allowed, for the letters , figures and word “ Rs. 137.08 
lakhs" the letters, figures and word “ Rs. 157.08 lakhs" shall be substituted . 

No. 136 -2004 / E No . NC-395 / 2003 ] 
. . . .. SUNIL SHARMA , By Secy . ( National Committee ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004 . . . . . 


. का . आ . 511 ( अ ). - - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड . ( ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 4 जनवरी , 2000 की अधिसूचना सं0 स0 आo 10 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
धनवंत्री, शाकर फालिया, वन्सदा , जिला नवसारी- 396580 , गुजरात द्वारा भवन 
निर्माण/ उपस्करों, उपकरणों, वाहन की खरीद तथा वन्सदा, जिला वलसाड़, गुजरात में सन्त 
रनछोड़दासजी बापू नेत्र अस्पताल चलाने को कर निर्धारण वर्ष 2000 -- 2001 से आरम्भ होने वाले 
कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम 
संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना 


और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही 
है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है। 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए धनवंत्री , शाकर फालिया , वन्सदा, जिला नवसारी- 396580 , गुजरात द्वारा भवन 
निर्माण / उपस्करों, उपकरणों , वाहन की खरीद तथा वन्सदा, जिला वलसाड़ , गुजरात में सन्त 
रनछोड़दासजी बापू नेत्र अस्पताल चलाने की परियोजना या स्कीम को जो दो करोड़ दस लाख की 
अनुमानित लागत ( एक करोड़ पच्चीस लाख की संग्रह निधि सहित) वित्तीय वर्ष 2003-2004 से 
प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ फा . सं. 137 - 2004/ फा. सं. एन. सी . 395/ 2003 ] 
सुनील शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) : 

--- - .. ---- 


- -------- - 


. 


. 


- . . - . 


- - 


[ भाग II - खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th April, 2004 


S.0 .511 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) number S. O . 10 ( E ) dated the 4 “ January , 2000 , issued under clause (6 ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 4 , for Construction of building/ purchase of equipments, instruments , 
vehicle and running of Sant Ranchhoddasji Bapu Eye Hospital at Vansda, District Valsad, Gujarat by 
Dhanvantri, Shaker Falia, Vansda, District Navsari-396580, Gujarat as an eligible project or scheme for 
a period of three years beginning with assessment year 2000 - 2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being 
satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation 
under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme 
for a further period of three years; 


- Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), 
hereby specifies the scheme or project of Construction of building purchase of equipments, instruments , 
vehicle and running of Sant Ranchhoddasji Bapu Eye Hospital at Vansda , District Valsad , Gujarat which 
is being carried out by Dhanvantri, Shaker Falia, Vansda, District Navsari -396580, at the estimated cost 
of rupees two crores ten lakhs (including a corpus fund rupees one crore twenty five lakhs) only , as an 
eligibie projeci or scheme for a further period of three years comiencing from the manandycar 
2003 - 2004. 


INo . 137-2004/ E. No . NC- 395/ 2003] 
SUNIL SHARMA, Dy. Secy . (National Committee ) 


- 


- 


- 


- 


--. .... ........ . .. अधिसूचना . 

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004 
का . आ. 572 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) 
की दिनांक 7 जून, 2002 की अधिसूचना सं0 स0 आ0 606 ( 80 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मि0 
ओमायल अची मि० अरूणाचलम ट्रस्ट , कोराल मनोर, " ए " भूतल 40-41 सेकेंड मेन रोड, राजा 
अंनामलाईपुरम , चेन्नई- 600028 द्वारा अराकमवाकम में ओयाल अची समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र को 
चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरम्भ होने वाले कर 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम 
संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना 


129261/04-22 


और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही 
है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 6 के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (ii)] 


परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है, तथापि , समिति ने केवल संग्रह निधि में दान बढ़ाने की अनुमति ट्रस्ट को दी है । 

. इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मि0 ओमायल अची मि० अरूणाचलम ट्रस्ट , कोराल मनोर, “ ए ” भूतल 40 -41 
सेकेंड मेन रोड, राजा अंनामलाईपुरम , चेन्नई- 600028 द्वारा अराकमबाकम में ओयाल अची समुदाय 
स्वास्थ्य केन्द्र को चलाने की परियोजना या स्कीम को जो मात्र बावन लाख रूपये की अनुमानित 
लागत , पैंतालीस लाख रूपये की संग्रह निधि सहित , वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष 
से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में : 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ फा . सं. 138 - 2004/ फा. सं. एन. सी . 395 / 2003 ) 

सुनील शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th April, 2004 


S.O . 512 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue ) number S. 0 . 606( E) dated the 7th June, 2002, issued under clause ( b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government 
liad specified at serial number 1 , for Running of Omayal Achi Community Health Centre at 
Arakainbakkam by Mr. Omayal Achi Mr. Arunachalam Trust , Coral Manor, A Ground floor, 40 -41, 
Second Main Road , Raja Annamalaipuram , Chennai -600 028 as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 2002 - 2003, 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being 
satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation 
under sub - rule (5 ) of rule 11 M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme 
for a further period of three years. However, the Committee allowed the Trust to raise donations towards 
corpus fund only ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereby specifies the scheme or project of Running of Omayal Achi Community Health Centre at 
Arakambakkam for Running of Omayal Achi Community Health Centre at Arakambakkam which is 
being carried out by Mr. Omayal Achi Mr. Arunachalam Trust , CoralManor, A Ground floor, 40 -41, 
Second Main Road, Raja Annamalaipuram , Chennai -600 028 , at the estimated cost of rupees fifty two 
lakhs including a corpus fund of rupees forty lakhs only , as an eligible project or scheme for a further 
period of three years commencing fromthe financial year 2003 - 2004 . . 


___ No. 138-2004/ F No . NC -395/2003 ] 
SUNIL SHARMA , Dy. Secy. (National Comntittee ) 


[ भाग 


- खण्ड 


3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004 


का . आ. 513 ( अ ). -~ जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 0 901 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
सेवासंघ सार्वजनिक हॉस्पिटल ट्रस्ट , मोडसा-383315,जिला साबरकान्था , गुजरात द्वारा मोडसा , 
जिला साबरकान्था , गुजरात में स्थापित हस्पताल की नई इमारत के निर्माण , ब्लड बैंक ,चिकित्सा 
पुस्ताकलय , साज- सज्जा तथा उपस्करों, किताबों , प्रोजक्टर आदि की खरीद और हस्पताल को 
चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम 
संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 


___ और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना 


और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही 
है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत को 50 . 00 लाख रू0 की कार्पस निधि सहित 98. 00 
लाख रू0 से संशोधित करके 50. 00 लाख रू0 की कार्पस निधि सहित 276. 20 लाख रू0 करती 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उप धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


( क ) एतद्द्वारा सेवासंघ सार्वजनिक हॉस्पिटल ट्रस्ट , मोडसा- 383315,जिला साबरकान्था , गुजरात 
द्वारा मोडसा, जिला साबरकान्था , गुजरात में स्थापित हस्पताल की नई इमारत के निर्माण, ब्लड 
बैंक,चिकित्सा पुस्तकालय, साज- सज्जा तथा उपस्करों, किताबों , प्रोजक्टर आदि की खरीद और 
हस्पताल को चलाने की परियोजना या स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है और 
( ख ) दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सा0आ0 901 ( अ0 ) में आगे निम्नानुसार 
संशोधन करती है, नामतः 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 2 के कॉलम ( 4 ) में अनुज्ञात की गई 
अधिकतम लागत से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द 50 .00 लाख रूक की कार्पस निधि सहित 
98 .00 लाख रू0 के स्थान पर अक्षर, आंकड़े और शब्द 50. 00 लाख रू० की कार्पस निधि सहित 
276. 20 लाख रू0 प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ फा. सं. 139 - 2004/ फा . सं. एन. सी . 395 / 2003 ] 
___ सुनील शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART IISec. 3(ü )] 


M 


- - 


- 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th April, 2004 


S.O. 513 (E). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue) number S . 0 . 901 (E ) dated the 20 " September, 2001, issued under 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 2 , for Construction of new building to establish hospital , 
blood bank , medical library, furnishing and purchase of equipments, books projector etc and running of 
hospital at Modasa , District Sabarkantha, Gujarat by Sevasangh Sarvajanik Hospital Trust , Modasa 
383315 , District Sabarkantha, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 2002 - 2003 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And , whereas , the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being 
satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation 
under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme 
for amending the project cost from Rs. 98.00 lakhs including a corpus fund of Rs.50 .00 lakhs to 
Rs. 276 .20 lakhs including a corpus fund of Rs.50 . 00 lakhs ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read 
with clause (b ) of the Explanation to section 35AC ; of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), 

(a ) hereby specifies the scheme or project of Construction of new building to establish hospital , 

blood bank , medical library , furnishing and purchase of equipments , books projector etc and 
running of hospital at Modasa , District Sabarkantha , Gujarat by Sevasangh Sarvajanik 

Hospitai Trusi, iviojasa - 363315 , District Sabarkantha , Gujarat; and 
(b ) further amends the said notification number S .O . 901 (E ) dated the 204 September , 2001, to 

the following effect, namely : 


In the said notification , in the Table against serial number 2 , in column (4 ), 
relating to maximum cost for which allowed , for the letters , figures and words “ Rs.98 .00 
lakhs including a corpus fund of Rs. 50 .00 lakhs” the letters, figures and word “Rs.276 .20 
lakhs including a corpus fund of Rs.50 .00 lakhs” shall be substituted . 

No. 139- 2004/F. No.NC-395/ 2003] 
O SUNIL SHARMA , Dy. Secy . (National Committee ) 


Wom 


- 


- 


- 


...- 


. 


.. 


.. 


:: 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


